निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 


आ 


3 आश्विन 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 1093 ) पटना, बुधवार , 25 सितम्बर 2019 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

24 सितम्बर 2019 
सं० 11 न०वि० RERA विविध - 08 / 2018 (पार्ट ). 1390 - न०वि०आ०वि० - भू - सम्पदा (विनियमन एवं विकास ) 
अधिनियम, 2016 की धारा -43(1) तथा बिहार भू - सम्पदा (विनियमन एवं विकास ) नियमावली, 2017 के नियम - 34(1) में 
निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार भू – सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना करते हुए इसके कार्य संचालन हेतु 
पंत भवन, पटना के चतुर्थ तल पर स्थित स्थल को कार्यालय स्थल निर्धारित किया जाता है । 
(2) पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या - 346, दिनांक -28.04. 2017 को एतद् द्वारा संशोधित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

चैतन्य प्रसाद, 
प्रधान सचिव , । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1093 -571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


